निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं ० पटना 42 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
24 दिसम्बर 2012 


सं 0 22 / नि ० सि ०( पू0)1-12 / 09 / 1426 — बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अंतर्गत पदस्थापन अवधि में बरती 
गयी अनियमितता के लिए श्री अख्तर आलम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प 
संख्या 980, दिनांक 8.8.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 
17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी । 

विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के क्रम में ही श्री अख्तर आलम , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ 
नियंत्रण प्रमंडल , कटिहार दिनांक 31.7.2012 को सेवानिवृत्त हो गये हैं अतः इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही 
को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी o) में समपरिवर्तित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जे 0 एन 0 पी 0 सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 42-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


